रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , दिसम्बर 30 , 2016 / पौष 9 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2016 / PAUSA 9, 1938 


सं . 3113] 
No. 3113 ] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016 


का . आ . 4242( अ ). - केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20क की उप - धारा (1 ) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खण्ड 3, 
उप - खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ . 3032( अ), तारीख 21 सितम्बर, 2016 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है ।), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
को , उत्तर प्रदेश राज्य के जिला चन्दौली में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन , 
रख -रखाव, प्रबंध और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


उक्त अधिसूचना का सारांश उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप - धारा ( 4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों, 
दैनिक जागरण में तारीख 07 अक्टूबर, 2016 और हिन्दुस्तान तारीख 07 अक्टूबर, 2016 को प्रकाशित किया गया था ; 


और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा अननुज्ञात किया गया 
और तदानुसार आदेश पारित किया गया ; 

उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा (1) के अनुसरण , में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार 
को प्रस्तुत कर दी है; 
अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ 

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी; 


और, यह और कि , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा 
करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अनन्य रूप से सभी 
विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


6021 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


. 


का । 


की 


1 . 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का 

संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण । 
जिले का नाम : चन्दौली 
। तहसील ग्राम गाटा । जमीन । जमीन क्षेत्रफल 

भू - स्वामी / 
हे . में 

हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
प्रकार | प्रकृति 
2 3 

4 | 5 6 7 

8 
मुगलसराय गजख्वाजा 96 | निजी कृषि 0 .0110 | जिता पुत्र पत्तु उर्फ पखन्तु चमार । 

| 
निजी कृषि 0 . 0923 सुदामा प्रसाद, कृष्ण कान्त, राजेन्द्र प्रसाद 

पुत्र बचाउ । 
निजी कृषि 0.0963 बेचई राम , श्रीराम पुत्र मुखरन , वंशराज पुत्र 

पन्नालाल व जीरा देवी पत्नी स्व0 पन्नालाल , 
अवध नरायन व उदई पुत्र सुकुल, श्री प्रकाश 
व अनुज कुमार ना0 उर्म 8 वर्ष पुत्र स्व0 
हदय नरायन व श्री मती विघावती देवी पत्नी 
हदय नरायन ( संरक्षीका माता खास) संजय 
ना0 उर्म 15 वर्ष, रानुजा 11 वर्ष पु0 प्रभू 
संरक्षीका माता खास, कृष्णवती देवी पत्नी 

प्रभू । 
42 निजी । कृषि । 0 .0366 | रंगू पुत्र दाशू चमार । 
49 निजी कृषि 0.0432 प्रेम नाथ, अशोक, केशव, किशोर पुत्र 

विश्वनाथ व कुलवन्ती देवी पत्नी स्व० 

विश्वनाथ । 
निजी । कृषि 0 . 0490 दीना नाथ , पारस , नखडू पुत्र जुडावन , 

रामसुन्दर पुत्र सलियार, शिवपूजन पुत्र 

रामलखन । 
निजी । कृषि 0 .0495 रामबिलास , श्याम बिलास, श्यामलाल पुत्र 

शिवमूरत व दुलारी देवी पत्नी शिवमूरत । 
निजी । कृषि 0 . 0836 कैलाश व कविलाश परभंश पुत्र छविनाथ व 

श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व छविनाथ । 
निजी । कृषि 0.0551 | राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शिवदास । 
निजी | कृषि 0.0187 | बिन्दु उर्फ विनोद पुत्र मनोहर, अनुराग व 

अनुज कुमार पुत्र सुधीर कान्त रवि उर्फ 
सुदर्शन, श्रीमती कुसुम देवी पत्नी सुधीर 

कान्त रवि उर्फ सुदर्शन । । 
72 | निजी | कृषि 0. 0594 गंगा पुत्र रामदास । 
64 निजी । कृषि 0. 1271 | छोटेलाल , दामोदर, जवाहीर पुत्र चुल्हन । 

97 निजी कृषि 0 .0032 अवधेश, श्याम नरायन पुत्र रामधनी । 
मुगलसराय रामपुर उर्फ 

निजी 

0 .0107 मिठाई लाल, मिश्री लाल , खटाई लाल , बेचन 
अकबरपुर 

पुत्रगण स्व० श्यामलाल । 
112 निजी कृषि । 0.0493 | पनारु पुत्र स्व० जोखन । 
निजी कृषि 0 .0470 रामनिवास , ओम प्रकाश व अखिलेश पुत्र 

श्यामबली । 
73 निजी । कृषि । 

सुखदेई देवी पत्नी मुराहु राम । 
निजी कृषि 0 . 0109 , श्यामबिहारी , हरवंश, संजय पुत्रगण 

रामटहल, शारदा देवी पत्नी रामटहल | 
निजी कृषि | 0.0146 फूलचन्द शर्मा, रमेश शर्मा व कमलेश शर्मा 

पुत्रगण रामलखन शर्मा। 
___ 75 निजी । कृषि | 0.0278 | पुरुषोत्तम पुत्र निठुरी । 


नेजी 


2 | मरालय 


103 


कृषि 


[ भाग II - खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


निजी । कृषि । 


कृषि 


79 
80 , 81 


निजी 
निजी 


कृषि 


82 


निजी । कृषि 
निजी कृषि 


| 


पाप 


0 .0426 बाबूलाल , कैलाश पुत्रगण बदन , संजय, 

राकेश, मनोज , सत्येन्द्र पुत्रगण कन्हैया । 
0 .0424 मुराहु, सुरेश, दशरथ पुत्र देवन । 
0 .0135 रामा देवी पत्नी स्व भग्गू, महेन्द्र प्रसाद , 
0.0096 | लालता प्रसाद, सुरेश प्रसाद पुत्र स्व भग्गू । 
0.0094 | गंगा पुत्र छांगुर । । 
0. 0819 माला देवी पत्नी बसन्तु व विनोद , मनोज पुत्र 

स्व बसन्तु , वंशी पुत्र स्व भगवान , महदेई 
पत्नी स्व नकछेद व अशोक कुमार , राजेन्द्र 

कुमार पुत्र नकछेद । 
0.0347 सागर व गंगा पुत्र छांगुर, सुदर्शन , चन्द्रबिन्दु 

उर्फ विनोद पुत्र मनोहर | 
0 . 0022 प्रभुराम पुत्र स्व0 रामवृक्ष, महादेई पत्नी स्व० 

रामवृक्ष । 


88 


निजी 


कृषि 


निजी 


कृषि । 


[ फा . सं. 2013 / एलएमएल / 12 / 7 / ईस्टर्न कॉरिडोर / 817 ] 

अचल जैन , कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं - 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAY 


( RAILWAY BOARD ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd December, 2016 


S .O . 4242 ( E ). — Whereas, by the notification of the Government of India , in the Ministry of Railways 
( Railway Board ), number, S. O . 3032( E), dated the 21st September, 2016 , published in Gazette of India, 
Extraordinary , part II , section 3 , sub section (ii) (hereafter referred to as the said notification ) under sub -section ( 1) 
of section 20A of the Railway Act, 1989 ( 24 of 1989 ) ( hereinafter referred to as the said Act), the Central 
Government, declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for 
execution , maintenance, management and operation of Special Railway Project , namely , Eastern Dedicated Freight 
Corridor, in the District of Chandauli, in the State of Uttar Pradesh ; 


And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran , 
dated the 07th October, 2016 and Hindustan, dated the 07th October , 2016 under sub -section ( 4 ) of section 20A of 
the said Act ; 


And whereas, no objection was received and the same have been considered disallowed by the competent 
authority accordingly orders have been passed ; 


And whereas, in pursuance of sub - section (1 ) of section 20E of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority , and in exercise of the powers 
conferred by sub - section (1 ) of section 20E of the Railways Act, 1989 , the Central Government hereby declares 
that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 20E of the said Act, the CentralGovernment hereby 
declares that on publication of this notification in the official Gazette , the land specified in the schedule annexed 
hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , for the Special Railway Project, namely , Eastern 

Dedicated Fr 
eight Corridor in the State of Uttar Pradesh . 


Name of the District : Chandauli 


Sr. 


Tahsil 


Village 


Gata 
no . 


of 


No. 


7 


4 
96 


59 


103 


42 


49 


1. | Mughalsarai Ganjkhawaja 


51 


58 


Type 
Nature of 

Name of Related Persons / 
Land Area 

Land Owners 
Land 

5 
Private Agriculture 0 . 0110 Jita S /o Pattu alise Pakhantu Chamar . 

Sudama Prasad , Krishnkant, Rajendra 
Private Agriculture 0 .0923 

Prasad S /o Bachau . 
Bechai Ram , Shri Ram Slo Mukhran , 
Vanshraj S / o Pannalal and Jira Devi 
W / o Late PannaLal, Awadh Narayan 

and Urai S /o Sukul, Shri Prakash and 
Private Agriculture 0 .0963 Anuj Kumar Age 08 yr. Slo Late 

Hridaynarayan and Smt. Vidhyawati 
Devi W / Hridaynarayan , Sanjay Age 
15 yr., Rajeun Age 11 yr. S /o Prabhu , 

Krishnawati Devi W / o Prabhu . 
Private Agriculture 0 .0366 Rangu S /o Dashu Chamar. 

Prem Nath , Ashok , Keshaw , Kishor Slo 
Private Agriculture 0 .0432 Vishvnath and Kulwanti Devi W /o Late 

Vishvnath . 

Dina Nath , Paras, Nakhadu Slo 
| Private | Agriculture | 0 .0490 Judawan , Ram Sundar S /o Sliyar , 

Shivpujan S /o Ramlakhan . 

Ramvilash , Shyamvilash , Shyamlal S /o 
Private Agriculture 0.0495 Shivmurat and Dulari Devi Wlo 

Shivmurat . 

Kailash and Kavilash Parbhansh Slo 
Private Agriculture 0 .0836 Chhavinath and Smt Nirmala Devi W /o 

Late Chhavinath . 
Private Agriculture 0 .0551 Rajendra Prasad S /o Shivdas. 

Bindu alias Vinod Slo Manohar, Anurag 

and Anuj Kumar S /o Sudhir Kant Ravi 
Private Agriculture 0.0187 

Alise Sudarshan , Smt. Kusum Devi W / o 

Sudhir Kant Ravi Alise Sudarshan . 
Private Agriculture 0.0594 Ganga S /o Ramdas. 

Chhote Lal, Damodar, Jawahir S /o 
Private Agriculture 0 .1271 

Chulhan . 

Awadhesh , Shyam Narayan S /o 
Private Agriculture 0 .0032 

Ramdhani. 

Mithai Lal, Mishri Lal, Khatai Lal, 
Private Agriculture 0 .0107 

Bechan S /o Late Shyamlal. 
Private Agriculture 0 .0493 Panaru S /o Late Jokhan . 

Ramniwas, Om Prakash and Akhilesh 
Private Agriculture | 0 .0470 

S /o Shyambali. 
Private Agriculture 0 . 0315 Sukhdei Devi W /o Murahu Ram . 

Shyambihari, Harvansh , Sanjay S /o 
Private Agriculture 0 .0109 

Ramtahal, Shrada Devi W / o Ramtahal. 

Phulchand Sharma, Ramesh Sharma and 
Private Agriculture 0.0146 Kamlesh Sharma S/ Ramlakhan 

Sharma. 
Private Agriculture 0 .0278 Purushottam Slo Nithuri. 


55 


70 


105 


72 


64 


97 


103 


112 


2 . 


Mughalsarai 


Rampur 

Alise 
Akbarpur 


28 


73 


76 


75 


[ TT II - Qus 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


77 


79 


80, 81 


82 


Babulal, Kailash S /o Badan , Sanjay , 
Private Agriculture | 0 .0426 Rakesh , Manoj, Satyendra S /o 

Kanhaiya. 
Private Agriculture 0 .0424 Murahu , Suresh , Dashrath S /o Devan . 

0 .0135 

Rama Devi Wlo Late Bhaggu , 
Private Agriculture 

Mahendra Prasad , Lalta Prasad , Suresh 
0 .0096 

Prasad S /o Late Bhaggu . 
Private Agriculture 0 . 0094 Ganga S /o Chhagur . 

Mala Devi W /o Basantu and Vinod , 

Manoj S / o Late Basantu , Vanshi S / o 
Private Agriculture 0 .0819 Late Bhagwan , Mahdei W /o Late 

Nakchhed and Ashok Kumar, Rajendra 
Kumar S /o Nakchhed . 

Sagar and Ganga S / Chhagur, 
Private Agriculture 0 .0347 Sudarshan , Chandrabindu Alise Vinod 

Slo Manohar. 

Prabhuram Slo Late Rambriskha , 
Private Agriculture 0.0022 

Mahadei W /o Late Rambriskha . 


85 


91 


[F . No . 2013/LML/12/7 /Eastern Corridor/817 ] 
Achal Jain , Executive Director (Land & Amenities – I) 


RAKESH 
SUKUL 


Digitally signed by RAKESH 
SUKUL 
Date: 2017 .01.03 23:24:31 
+ 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


